रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


- 


- 


: 


" 


T 


५... 


- 


सामवजन 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


HAMAKAM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 15, 2015 / वैशाख 25 ,1937 
NEW DELHI, FRIDAY,MAY 15 , 2015 /VAISAKHA 25 , 1937 


सं . 310] 
No. 310 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 मई, 2015 

सं . 33 / 2015 - सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 387 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश 
देती है कि यहां दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना 
को उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संषोधित अथवा पुन: संशोधित , जैसा मामला हो , किया 
जाएगा , अर्थात् : 

सारणी 
क्र . सं . अधिसूचना सं. और तारीख 

संषोधन 
(1) 

| 94 / 96 - सीमा शुल्क , दिनॉक 16 | उक्त अधिसूचना में , व्याख्या में , 
दिसम्बर, 1996, [ सा . का. नि . 569 

( i) खण्ड ( ख ) की जगह , निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित 
( अ ), दिनाँक 16 दिसम्बर , 1996 ] 

किया जायेगा, अर्थात् : 
“ ( ख ) विदेश व्यापार नीति का आशय भारत सरकार, वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की 
अधिसूचना सं. 01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, 
असाधारण , भाग - II , धारा 3, उप - धारा (ii ) में प्रकाशित विदेश 

व्यापार नीति , 2015 - 2020 से है । 
( ii ) खण्ड ( ग ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 


2161 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


“(ग) “ नामांकित एजेंसियों का तात्पर्य, 
(1 ) धातु एवं खनिज व्यापार निगम लिमिटेड 

( एमएमटीसी ); 
(2) वस्त्र एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी); 
( 3) राज्य व्यापार निगम ( एसटीसी) ; 
( 4 ) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी) ; 
(5) एसटीसीएल लिमिटेड; 
( 6) एमएसटीसी लिमिटेड ; 


( 7) डायमंड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल) ; 

(8) विदेष व्यापार नीति के संदर्भ में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा नामित 
एजेंसियों के रूप में चार सितारा एक्सपोर्ट हाऊस रत्न एवं आभूषण सैक्टर 
से और किसी भी सैक्टर से पांच सितारा एक्सपोर्ट हाऊस से मान्यता प्राप्त 
की जा सकती है. 

( 9) नामित एजेंसी के रूप में कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 

प्राधिकृत .". 
41 / 99 - सीमा षुल्क , दिनॉक 28 | उक्त अधिसूचना में , 
अप्रैल , 1999 [ सा . का.नि . 289 

“ प्रक्रियाओं की हैंड बुक ( खण्ड - 1) के पैरा 4क. 28 में उल्लिखित पुनःपूर्ति 
( अ ), दिनॉक 28 अप्रैल , 1999 ] 

प्राधिकरण का अर्थ प्रक्रियाओं की हैंड बुक ( खण्ड - 1) भारत सरकार, 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत का राजपत्र, असाधारण , भाग -1, धारा 
1 के द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 1 / 2009 - 2014, दिनांक 27 अगस्त , 
2009 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और समय - समय पर यथासंषोधित 
प्रकाषित षब्दों, अक्षरों और ऑकड़ों की जगह " , निम्नलिखित षब्दों, अक्षरों 
और ऑकड़ों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात : 


" भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारत का 
राजपत्र , असाधारण , भाग - II , धारा 3, उप - धारा (ii) में प्रकाषित अधिसूचना 
सं .01 / 2015 - 2020, दिनांक 1 अप्रैल 2015 के द्वारा विदेष व्यापार नीति , 

2015- 2020 के 4. 36 पैरा में पुनःपूर्ति प्राधिकरण उल्लिखित है.". 
| 42 / 99 - सीमा षुल्क , दिनॉक 28 | उक्त अधिसूचना में , 
अप्रैल, 1999, [ सा. का. नि . 290 

प्रारंभिक पैराग्राफ में , पैरा 4.4.16 के तहत जारी किये गए “हीरा 
( अ), दिनॉक 28 अप्रैल, 1999 ] 

अग्रदाय लाइसेंस विदेष व्यापार नीति के साथ पैरा 4.4.16. 1 पढ़ें 
या " रत्न एवं आभूषण पुनःपूर्ति प्राधिकरण के धारको द्वारा 
प्रक्रियाओं की हैण्ड बुक ( खण्ड - 1) " , के पैराग्राफ 4क.4 में 
उल्लिखित षब्दो, अक्षरों और ऑकड़ों की जगह, “विदेष व्यापार 
नीति के पैराग्राफ 4.35 में उल्लिखित रत्न के लिए पुनःपूर्ति 
प्राधिकार " षब्दों, अक्षरों और ऑकड़ों को प्रतिस्थापित किया 

जायेगा ; 
( 2 ) व्याख्या में - 

( क ) खण्ड (i) की जगह , निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
किया जायेगा, अर्थात् : 
"(i) विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य 

और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 
की अधिसूचना सं . 01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


० 


॥ 


4 . 


राजपत्र, असाधारण , भाग - II , धारा 3, उप - धारा ( i) में 

प्रकाषित विदेष व्यापार नीति, 2015 - 2020 से है; 
( ख) खण्ड (ii ) की जगह निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
किया जायेगा, अर्थात् : 
_ _ "( ii ) प्रक्रियाओं की हैंड बुक का आषय भारत सरकार, वाणिज्य 
एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल 2015 की 
अधिसूचना सं. 01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग -I, धारा - 1 में प्रकाषित प्रक्रियाओं की हैंड बुक 

( खण्ड -I) से है "; 
| 56 / 2000 - सीमा षुल्क , दिनॉक उक्त अधिसूचना में , व्याख्या में , 
5 मई , 2000 , [ सा . का .नि . 399 

| (i) खण्ड ( क ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
( अ), दिनाँक 5 मई , 2000 ] 

किया जायेगा , अर्थात् : 
“( क ) विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की 
अधिसूचना सं. 01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग - II , धारा 3, उप - धारा ( ii ) में प्रकाषित विदेष व्यापार 

नीति, 2015 - 2020 से है. "; 
( ii) खण्ड ( ख) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 

किया जायेगा, अर्थात् : 
"( ख ) प्रक्रियाओं की हैंड बुक का आषय भारत सरकार, वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की 
सार्वजनिक सूचना सं.01 / 2015 - 2020, के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग -1 , धारा - 1 में प्रकाषित प्रक्रियाओं की हैंड बुक से 

है "; 
( iii ) खण्ड (घ ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 

किया जायेगा, अर्थात् : 
"विदेष व्यापार नीति के संदर्भ में स्थिति धारक का आषय है कि एक 
सितारा एक्पोर्ट हाऊस, दो सितारा एक्पोर्ट हाऊस, तीन सितारा एक्पोर्ट 
हाऊस, चार सितारा एक्पोर्ट हाऊस और जैसा भी हो , पाँच सितारा एक्पोर्ट 

हाऊस निर्यातक मान्यताप्राप्त है. ". 
57 / 2000 - सीमा षुल्क , दिनाँक उक्त अधिसूचना में , 
8 मई , 2000 , [ सा. का. नि . 413 

(1) प्रारंभिक पैराग्राफ में , 
( अ), दिनाँक 8 मई , 2000 ] 

(ii ) खण्ड ( क ) में , “ पैराग्राफ 4.46 ", षब्द, अक्षर और 

ऑकड़ों की जगह “ पैराग्राफ 4क.46 " षब्द , अक्षर और 

ऑकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
( ii ) खण्ड ( ख ) में , “ पैराग्राफ 4क.9 ", षब्द , अक्षर और 


5. 


ऑकड़ों की जगह “ पैराग्राफ 4. 41 " षब्द , अक्षर और 


ऑकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iii) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जायेगा ; 
(II) व्याख्या में , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i) ] 


( i) खण्ड ( क ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
किया जायेगा, अर्थात् : 
“( क ) विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल , 2015 की 
अधिसूचना सं . 01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, 
असाधारण , भाग - II , धारा 3, उप - धारा ( ii ) में प्रकाषित विदेष व्यापार 
नीति , 2015 - 2020 से है." ; 
( ii ) खण्ड ( ख ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात् : 


" ( ख ) प्रक्रियाओं की हैंड बुक का आषय भारत सरकार, वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की 
सार्वजनिक सूचना सं.01 / 2015 - 2020, के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग - I, धारा 1 में प्रकाषित प्रक्रियाओं की हैंड बुक से 


है " ; 


(iii ) खण्ड ( घ ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित 
किया जायेगा , अर्थात् : 
“( ग) नामांकित एजेंसियों का तात्पर्य, 

(1) धातु एवं खनिज व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी); 
( 2) वस्त्र एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी); 
(3) राज्य व्यापार निगम (एसटीसी ); 
( 4) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड ( पीईसी) ; 
(5) एसटीसीएल लिमिटेड ; 
( 6) एमएसटीसी लिमिटेड; 
(7) डायमंड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल ); 
( 8) विदेष व्यापार नीति के संदर्भ में क्षेत्रीय प्राधिकरण 
द्वारा नामित एजेंसियों के रूप में किसी भी सैक्टर से पाँच 
सितारा एक्सपोर्ट हाऊस और चार सितारा एक्सपोर्ट 
हाऊस रत्न एवं आभूषण से मान्यताप्राप्त की जा सकती 


( 9 ) नामित एजेंसी के रूप में कोई भी बैंक भारतीय 


रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत ." . 
| 60 / 2002 - सीमा षुल्क , दिनाँक । उक्त अधिसूचना में , 
7 जून, 2002, [ सा . का .नि . 416 

(1) खण्ड (ii) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा , 
( अ), दिनाँक 7 जून , 2002 ] 

अर्थात् : 
"(ii ) विदेष व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.35 के तहत और 

उसके अनुसार जारी रत्न के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार ; या " ; 
(2) व्याख्या के लिए, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जायेगी , 
अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


"व्याख्या. - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए , 


विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल , 2015 की अधिसूचना सं . 
01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II , धारा 3, 

उप - धारा (ii) में प्रकाषित विदेष व्यापार नीति , 2015 - 2020 से है. ". 
52 / 2003 - सीमा षुल्क, दिनाँक उक्त अधिसूचना में , 
31 मार्च, 2003, [ सा . का. नि . 274 

(1) प्रारंभिक पैराग्राफ में , 
( अ), दिनाँक 31 मार्च, 2003 ] 

( क) के उप - पैरा (4ख) के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा , अर्थात् : 

" इस तरह के स्थानांतरित माल के षुल्क भुगतान के 
बिना अस्वीकृत मामले में मूल इकाई को दूसरी इकाई 

द्वारा भी लौटाया जा सकता है;" ; 
( ख ) उप - पैरा (4ख) के बाद, निम्नलिखित उप - पैरा अंतःस्थापित किया 
जायेगा अर्थात् : 

"(4खक ) ईओयू या ईएचटीपी या एसटीपी जैसा भी हो , बीटीपी 
इकाईयों के समूह के मामले में जो ईनपुट केन्द्र में थोक छुट प्राप्त 
करने हेतु और, या , परिवहन के लागत में कमी और, या संचालन 
लागत और, अन्य प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला को बनाये रखना, माल और 
सेवाओं की इंटर यूनिट स्थानांतरण इकाई अनुमोदन समिति द्वारा 
मामले – मामले के आधार अनुमति दी जा सकती है. एनएफई की 
गणना के प्रयोजन के लिए ईनपुट स्त्रोत आयात के मामले में और 
फिर किसी और इकाई को स्थानांतरित करने , स्थानांतरित माल की 
कीमत इन मालों के हस्तांतरण इकाई के आमद और इन प्राप्त माल 

के बहिर्वाह के रूप में लिया जायेगा ." ; 
( ग ) उप - पैराग्राफ (12) के अंत में , निम्नलिखित जोड़ा जायेगा अर्थात् : 
"विदेष व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 6.12 ( छ ) में निर्दिष्ट नियम और 
शर्तों और विषयों के अनुसार उक्त अधिकारी आयुक्त , सीमा षुल्क या 
आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की स्वीकृतिनुसार , जैसा भी मामला हो , 
ईओयू के ढांचागत सुविधाओं के आदान - प्रदान की अनुमति दे सकता है."; 
( घ) उप - पैरा 12 के बाद, निम्नलिखित उप - पैरा जोड़ा जायेगा अर्थात् : 
"(12क ) निर्यात बंदरगाह के निकट स्थान पर, ईओयू परिसर के बाहर और 
विकास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर, ईओयू भण्डारण सुविधाएं 
स्थापित करने का इरादा रखता हो , जोकि विदेषी माल की डिलीवरी के 
समय में कमी करने और आपूर्ति आदेष की अनिष्चितता पर समय - समय से 
यथासंषोधित अधिसूचना सं.46 / 2001 - सीई, (एन. टी .) दिनांक 26 जून , 2001 
प्रावधान की षर्त के तहत को ऐसा करने की अनुमति दी है." ; 
(II) पैरा 4 में , व्याख्या में , खण्ड (3) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित 
किया जायेगा, अर्थात् : 
"( 4) कच्चे सामान , पूंजीगत माल , इत्यादि, की अधिप्राप्ति पर इकाई ने कोई 
षुल्क लाभ नहीं उठाया है , को फॉस्ट - ट्रैक आधार पर डी - बोंडिंग अथवा 
एसटीपी या ईएचटीपी योजना से निकासी दी जा सकती है . " 
(III ) पैराग्राफ 13 के बाद होने वाली व्याख्या में , 
( क ) खण्ड (iii ) के लिए , निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 
"(iii ) विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं . 
01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II , धारा 3, 
उप - धारा (ii ) में प्रकाषित विदेष व्यापार नीति, 2015 - 2020 से है "; 
( ख ) खण्ड (vi) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 

"( vi) प्रक्रियाओं की हैंड बुक का आषय भारत सरकार, वाणिज्य एवं 
उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की 
सार्वजनिक सूचना सं.01 / 2015 - 2020, के तहत भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग -I, खण्ड 1 में प्रकाषित प्रक्रियाओं की हैंड बुक से 


( ग ) खण्ड ( viii ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 
"( viii) नामांकित एजेंसियों का तात्पर्य, 

(1) धातु एवं खनिज व्यापार निगम लिमिटेड ( एमएमटीसी); 
(2) वस्त्र एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी); 
( 3) राज्य व्यापार निगम ( एसटीसी ); 
(4) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी); 
(5) एसटीसीएल लिमिटेड; 
(6) एमएसटीसी लिमिटेड ; 
( 7) डायमंड इंडिया लिमिटेड (डीआईएल) ; 
( 8) विदेष व्यापार नीति के संदर्भ में क्षेत्रीय प्राधिकरण 
द्वारा नामित एजेंसियों के रूप में किसी भी सैक्टर से पाँच 
सितारा एक्सपोर्ट हाऊस और चार सितारा एक्सपोर्ट 


हाऊस रत्न एवं आभूषण से मान्यता प्राप्त की जा सकती है ; 
( 9) नामित एजेंसी के रूप में कोई भी बैंक भारतीय 


रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत; "; 


( घ ) खण्ड ( xi ) के लिए , निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 
___ "विदेष व्यापार नीति के तहत (xi ) स्थिति धारक का आषय के रूप में 
एक सितारा एक्पोर्ट हाऊस, दो सितारा एक्सपोर्ट हाऊस, तीन सितारा 
एक्पोर्ट हाऊस, चार सितारा एक्पोर्ट हाऊस और पॉच सितारा एक्पोर्ट हाऊस 
निर्यातक मान्यताप्राप्त है । 
( ड.) खण्ड ( xii) में , "विदेष व्यापार नीति के पैरा 6.5 और प्रक्रियाओं की हैंड 
बुक खण्ड - 1 के पैरा 6.9.1 ", के लिए षब्दों और ऑकड़ों, “विदेष व्यापार 
नीति के पैरा 6.04 और प्रक्रियाओं की हैंड बुक के पैरा 6. 10 ", षब्दों और 
ऑकड़ों को प्रतिस्थापित किया जायेगा . 


[ फा. सं :डीजीईपी / एफटीपी / 23 / 20014ईओयू एंड जीएंडजे ] 

संजय कुमार, अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : 


मल अधिसूचना सं. 94 / 96 - सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक , 16 दिसम्बर, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग । ।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का .नि . 569 ( अ ), दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 के जरिए प्रकाषित हुई थी , 
सषोधित रूप में अधिसूचना सं . 84 / 2007 - सीमा षुल्क , दिनांक 6 जुलाई , 2007 सख्या सा . का .नि . 473 ( अ ), 
दिनांक 6 जुलाई , 2007 और अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं. 106 / 2009 - सीमाषुल्क दिनांक 14.09. 2009 
संख्या सा . का.नि672( अ ) दिनांक 14 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 


मूल अधिसूचना सं . 41 / 1999 - सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक , 28 अप्रैल, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग ।।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का . नि . 289 ( अ ), दिनांक 28 अप्रैल, 1999 के जरिए प्रकाषित हुई थी और 
इसमें अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं. 97 / 2010 - सीमा षुल्क , दिनांक 21.10. 2010 प्रकाषित संख्या 
सा . का .नि . 774 ( अ ), दिनांक 21.10. 2010 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 


मूल अधिसूचना सं . 42 / 99 – सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक, 28 अप्रैल, 1999 , भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग ।।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का. नि . 290 ( अ ), दिनांक 28 अप्रैल, 1999 के जरिए प्रकाषित हुई थी और 
इसमें अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं . 106 / 2009 - सीमा षुल्क , दिनांक 14 सितम्बर, 2009 सा . का. नि . 672 
( अ ), दिनांक 14 सितम्बर, 2009 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 
मूल अधिसूचना सं. 56 / 2000 - सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक , 5 मई, 2000 , भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग । ।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का. नि . 399 ( अ), दिनांक 5 मई, 2000 के जरिए प्रकाषित हुई थी और इसमें 
अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं. 106 / 2009 - सीमा - षुल्क , दिनांक 14. 09 .2009 सख्या सा . का. नि . 672 ( अ) , 
दिनांक 14.09 .2009 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 
मूल अधिसूचना सं. 57 / 2000 - सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक , 8 मई , 2000 , भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग । ।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का .नि . 413 ( अ ), दिनांक 8 मई, 2000 के जरिए प्रकाषित हई थी और इसमें 
अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं. 106 / 2009 - सीमा षुल्क , दिनांक 14 सितम्बर, 2009 सख्या सा . का. नि . 672 
( अ ), दिनांक 14.09.2009 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 
मूल अधिसूचना सं. 60 / 2002 - सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक , 7 जून , 2002 , भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग । ।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का. नि . 416 ( अ ), दिनांक 7 जून , 2002 के जरिए प्रकाषित हुई थी और इसमें 
अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं . 106 / 2009 - सीमा षुल्क , दिनांक 14.09. 2009 सख्या सा. का .नि . 672( अ ), 
दिनांक 14. 09. 2009 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 
मूल अधिसूचना सं. 52 / 2003 - सीमा उत्पाद षुल्क , दिनांक , 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग ।।, खण्ड 3 (i) में संख्या सा . का. नि . 274 ( अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के जरिए प्रकाषित हुई थी और 
इसमें अंतिम बार संषोधन अधिसूचना सं. 53 / 2012 - सीमा षुल्क , दिनांक 13 सितम्बर, 2012 सख्या सा . का. नि . 
684 ( अ ), दिनांक 13 सितम्बर , 2012 के जरिए प्रकाषित किया गया था ; 


MINISTRTY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th May, 2015 

No. 33 /2015 - CUSTOMS 
G . S . R . 387 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), 
specified in column (2 ) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended , as the case may be, in the 
manner specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table , namely : 

TABLE 


Serial 
number 

( 1 ) 
___ 1 . 


Notification number 

Amendments 
and date 

( 2 ) 
94 / 96 - Customs , dated | Inthe said notification, inthe Explanation, 
the 16th December , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


1996 [G . S . R 569 ( E ) , 
dated the 16th 
December , 1996 ] 


(i) for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (b ) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 
notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II , Section 
3 , Sub - section ( ii ) vide notification No . 01 /2015 - 2020 , dated the 

1st April, 2015 .” 
( ii ) for clause (c ), the following clause shall be substituted , namely: 
" (c) ‘Nominated agencies means, 

(1 ) Metals and Minerals Trading Corporation 

Limited (MMTC ); 
( 2 ) Handicraft and Handloom Export Corporation 

(HHEC ); 
(3 ) State Trading Corporation (STC ) ; 
( 4 ) Project and Equipment Corporation of India Ltd . 

(PEC ) ; 
(5 ) STCL Ltd ; 
(6 ) MSTC Ltd ; 
(7 ) Diamond India Limited (DIL ); 
(8 ) Four Star Export House from Gems & Jewellery sector and Five 
Star Export House from any sector as may be recognised as 
nominated agencies by Regional Authority in terms of the Foreign 
Trade Policy ; 
(9 ) any bank as authorised by Reserve Bank of India as Nominated 

Agency .” . 
In the said notification , for the words , letters and figures " Replenishment 
Authorisation referred to in para 4A .28 of the Handbook of Procedures 
(Volume- I) means Handbook of Procedures (Volume- I) notified by the 
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part- 1, Section 1 vide Public Notice 
No. 1 /2009- 2014 , dated the 27th August, 2009, as amended from time to time” , 
the following words, letters and figures shall be substituted , namely : - 
“ Replenishment Authorisation referred to in para 4 . 36 of the Foreign Trade 
Policy , 2015 - 2020 notified by the Government of India in the Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part- II , Section 3 , Sub - section ( ii ), vide notification No. 01/ 2015 - 2020 , dated 
the 1st April, 2015 .” . 


41/99 -Customs, dated 
the 28th April, 1999 
[G .S .R . 289 ( E ), dated 
the 28th April, 1999 ] 


42/ 99 -Customs, dated 
the 28th April , 1999 
[G .S . R . 290 (E ), dated 
the 28th April, 1999 ] 


In the said notification , 
( 1) in the opening paragraph , for the words, letters and figures “ Diamond 

Imprest Licences issued under para 4 .4. 16 read with para 4.4 . 16 .1 of the 
Foreign Trade Policy or by the holders of Gem & Jewellery Replenishment 
Authorisation referred to in Paragraph 4A .4 of the Handbook of Procedures 
(Volume-I)” , the words, letters and figures “ Replenishment Authorisation 
for Gems referred to in Paragraph 4 .35 of the Foreign Trade Policy ” shall 

be substituted; 
(2 ) in the Explanation , 
(a ) for clause (i), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (i) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 
notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , Section 
3 , Sub - section ( ii ) vide notification No. 01 /2015 - 2020 , dated the 1st 

April, 2015 ." ; 
(b ) for clause (ii), the following clause shall be substituted , 

namely : 

“ (ii) Handbook of Procedures means Handbook of Procedures notified 
by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- I, Section 1 vide 
Public Notice No. 01/ 2015 - 2020 , dated the 1st April , 2015 .” . 


[ 411 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


56 /2000 -Customs, 
dated the 5th May , 2000 
[G . S. R . 399 (E ), dated 
the 5th May , 2000 ] 


In the said notification , in the Explanation , 
(i) for clause (a ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (a ) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy, 2015 - 2020 
notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II, Section 
3 , Sub - section ( ii ) vide notification No. 01 /2015 - 2020 , dated the 1st 
April, 2015 ." ; 


( ii ) for clause (b ), the following clause shall be substituted , 

namely : 
“ (b ) Handbook of Procedures means Handbook of Procedures notified by 
the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- I, Section 1 vide 

Public Notice No. 01 /2015 - 2020 , dated the 1st April, 2015 .” ; 
( iii) for clause (d ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ ‘Status holder means importer recognised as One Star Export House , Two 
Star Export House , Three Star Export House , Four Star Export House , or as 
the case may be , Five Star Export House , in terms of the Foreign Trade 
Policy.” . 


57 / 2000 - Customs, 
dated the 8th May , 
2000 , G . S.R . 413 (E ), 
dated the 8th May , 2000 


In the said notification , 
(I) in the opening paragraph , 
(i) in clause (a ), for the word , letter and figures “ paragraph 4A .14 ” , the 

word , letter and figures " paragraph 4 .46 ” shall be substituted ; 
( ii ) in clause (b ), for the word , letter and figures “ paragraph 4A .9 ” , the 

word , letter and figures “ paragraph 4 .41" shall be substituted ; 
(iii ) the second proviso shall be omitted ; 
( II) in the Explanation , – 
(i) for clause (a ), the following clause shall be substituted , namely: 

“ (a ) ` Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy, 2015 - 2020 
notified by the Government of India in the Ministry of Commerce 
and Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , 
Section 3 , Sub - section (ii) vide notification No . 01/ 2015 -2020 , dated 

the 1st April , 2015 ." ; 
( ii ) for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (b ) Handbook of Procedures means Handbook of Procedures notified 
by the Government of India in the Ministry of Commerce and 
Industry published in the Gazette of India , Extraordinary , Part-I, 
Section 1 vide Public Notice No . 01/ 2015 -2020 , dated the 1st April , 

2015.” ; 
( iii ) for clause (c ), the following clause shall be substituted , namely : 

" (c ) ‘Nominated agencies means, 
(1 )Metals and Minerals Trading Corporation 

Limited (MMTC ) ; 
( 2 ) Handicraft and Handloom Export Corporation 

(HHEC ); 
(3 ) State Trading Corporation (STC ); 
(4 ) Project and Equipment Corporation of India Ltd . 

(PEC ); 
(5 ) STCL Ltd ; 
(6 ) MSTC Ltd ; 
(7 ) Diamond India Limited (DIL ); 
(8 ) Four Star Export House from Gems & Jewellery sector and Five 

Star Export House from any sector as may be recognised as 
nominated agencies by Regional Authority in terms of the 

Foreign Trade Policy ; 
(9 ) any bank as authorised by Reserve Bank of India as Nominated 

Agency.” . 


10 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


60 / 2002 -Customs, In the said notification , 
dated the 7th June , 2002 ( 1 ) for clause (ii ), the following clause shall be substituted , namely : 
[G .S .R . 416 ( E ), dated “ ( ii ) Replenishment Authorisation for Gems issued under, and in 
the 7th June, 2002] 

accordance with , paragraph 4. 35 of the Foreign Trade Policy ; or” ; 
( 2 ) for the Explanation , the following Explanation shall be substituted , namely : 

“ Explanation .- For the purpose of this notification , Foreign Trade 
Policy means Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 notified by the 
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part- II, Section 3 , Sub 
section ( ii) vide notification No. 01/2015 - 2020 , dated the 1st April , 

2015 .” . 
52 /2003 -Customs, In the said notification , 
dated the 31st (I) in the opening paragraph , 
March 2003 [G .S .R . (a ) at the end of sub -para (4b ), the following shall be added , namely: 
274 ( E ), dated the 31st 

" such transferred goods may also be returned by the second unit to the 
March , 2003] 

original unit in case of rejection without payment of duty ;" ; 
(b ) after sub - para ( 4b ) , the following sub -para shall be inserted namely : 

“ (4ba) In respect of a group of EOUs or EHTPs or STPs as the case 
may be, BTP units which source inputs centrally in order to obtain 
bulk discount and , or , reduce cost of transportation and other logistics 
cost and , or, to maintain effective supply chain , inter unit transfer of 
goods and services may be permitted on a case -to -case basis by the 
Unit Approval Committee . In case inputs so sourced are imported and 
then transferred to another unit, then value of the goods so transferred 
shall be taken as inflow for the unit transferring these goods and as 
outflow for the unit receiving these goods , for the purpose of 

calculation ofNFE .” ; 
at the end of sub -paragraph (12 ), the following shall be added , namely : 

“ The said officer subject to the approval of the Commissioner of 
Customs or Commissioner of Central Excise , as the case may be, may 
also allow sharing of infrastructural facilities among EOUS in 
accordance with and subject to the terms and conditions specified in 

para 6 . 12 ( g ) of Foreign Trade Policy 2015 - 2020 .” ; 
(d ) after sub - para ( 12 ) , the following sub - para shall be added , namely : 

“ ( 12a) An EOU which intends to set up warehousing facilities outside 
the EOU premises and outside the jurisdiction of Development 
Commissioner, at a place near to the port of export, to reduce lead time 
for delivery of goods overseas and to address unpredictability of 
supply orders , is permitted to do so subject to the provisions of 
notification No. 46 /2001- CE (N . T .) dated , the 26th June, 2001 as 

amended from time to time.” ; 
(II) In para 4 , in the Explanation , after clause (3 ), the following shall be 
inserted , namely : 

“ (4 ) unit which has not availed any duty benefit on procurement of 
raw material, capital goods, etc ., may be provided fast track de 
bonding or exit from the STP or EHTP scheme.” 


( c ) 


( III ) In the Explanation occurring after paragraph 13, 
(a ) for clause (iii ), the following clause shall be substituted , namely : 

" ( iii) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy , 2015 - 
2020 notified by the Government of India in the Ministry of 
Commerce and Industry published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part- II, Section 3, Sub - section (ii), vide notification No. 

01/ 2015 - 2020 dated the 1st April , 2015 ;" ; 
(b ) for clause ( vi), the following clause shall be substituted , namely : 
“ (vi) Handbook of Procedures means Handbook of Procedures notified by 

the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part -I, Section 1 vide 

Public Notice No. 01/2015 -2020 , dated the 1st April, 2015 ;" ; 
(c ) for clause (viii), the following clause shall be substituted , namely : 

“ (viii ) “Nominated agencies means, 


[ 411 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1) Metals and Minerals Trading Corporation 

Limited (MMTC ); 
(2 ) Handicraft and Handloom Export Corporation 

(HHEC ); 
(3) State Trading Corporation (STC ); 
(4 ) Project and Equipment Corporation of India Ltd . 

(PEC ); 
(5 ) STCL Ltd ; 
(6 ) MSTC Ltd ; 
(7 ) Diamond India Limited (DIL ) ; 
( 8 ) Four Star Export House from Gems & Jewellery sector and Five 
Star Export House from any sector as may be recognised as 
nominated agencies by Regional Authority in terms of the Foreign 
Trade Policy ; 
(9 ) Any bank as authorised by Reserve Bank of India as Nominated 

Agency ;" ; 
( d ) for clause (xi), the following clause shall be substituted , namely : 

" (xi) “Status holder means importer recognised as One Star Export 
House, Two Star Export House , Three Star Export House , Four Star 
Export House or as the case may be , Five Star Export House , in terms of 

the Foreign Trade Policy ;" ; 
(e ) in clause (xii ), for the words and figures “ Para 6 .5 of Foreign Trade 
Policy and Para 6 . 9 . 1 of Handbook of Procedure Volume 1” , the words and 
figures “ Para 6 .04 of Foreign Trade Policy and Para 6 . 10 of Handbook of 
Procedure” shall be substituted . 


[F .No. DGEP /FTP /23 /2014 - EOU & G & J] 


SANJAY KUMAR , Under Secy . 


Note : 


1. The principal notification No. 94 / 96 - Cus. dated the 16th December, 1996 was published in the Gazette of India 

Extraordinary, Part II , Section 3 (i) vide G .S .R . No. 569 (E ), dated the 16th December, 1996 , as amended by 
notification No . 84 / 2007 - Customs, dated the 6th July, 2007 published vide G .S .R . 473 (E ), dated the 6th July, 
2007 and was last amended by notification No. 106 /2009 -Cus . dated 14.09. 2009 published vide G .S.R . 672 (E ), 

dated the 14th September, 2009 ; 
2 . The principal notification No . 41/1999 -Customs, dated the 28th April, 1999 was published in the Gazette of 

India Extraordinary, Part II, Section 3 (i) vide G .S .R .289 (E ), dated the 28th April, 1999 and was last amended 

by notification No. 97 /2010 -Cus. dated 21. 10 . 2010 published vide G .S . R . 774 (E ), dated the 21st October , 2010 ; 
3. Notification No. 42 /99 - Customs dated the 28th April, 1999 was published vide G .S . R . 290 ( E ), dated the 28th 

April, 1999 and was last amended by notification No. 106 /2009- Cus dated the 14th September, 2009 published 

vide G . S. R . 672 ( E ), dated the 14th September, 2009 ; 
4 . The principal notification No. 56 /2000 -Customs, dated the 5th May , 2000 was published in the Gazette of India 

Extraordinary, Part II , Section 3 (i) vide G .S . R 399 (E ), dated the 5th May , 2000 and was last amended by 
notification No. 106 /2009- Cus . dated 14 .09.2009 published vide G .S.R . 672 (E ), dated the 14th September, 

2009 ; 
5 . The principal notification No. 57/2000 - Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India 

Extraordinary , Part II, Section 3 (i) vide G .S .R 413 (E ), dated the 8th May , 2000 and was last amended by 
notification No. 106 / 2009- Cus dated the 14th September, 2009 published vide G .S.R . 672 (E ), dated the 14th 

September, 2009 ; 
6 . The principal notification No . 60 /2002 - Customs, dated the 7th June, 2002 was published vide G .S .R . 416 (E ), 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


dated the 7th June, 2002 and was last amended by notification No. 106 /2009 -Cus dated 14 . 09 . 2009 published 

vide G.S. R. 672 ( E), dated the 14th September, 2009; 
7. The principal notification No. 52 /2003 - Customs, dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of 

India Extraordinary , Part II , Section 3 (i) vide G .S . R 274 (E ), dated the 31st March , 2003 , was last amended by 
notification No. 53 /2012 -Customs, dated the 13th September, 2012 published vide G . S. R . 684 (E ), dated 13th 
September, 2012 ; 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 मई, 2015 
सं. 28 / 2015 - केन्द्रीय उत्पाद भाल्क 


सा. का . नि . 388 ( अ ).- अतिरिक्त उत्पाद षुल्क (विषेष महत्व के सामान ) अधिनियम 1957 (1957 का 58 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 3) और अतिरिक्त उत्पाद षुल्क ( वस्त्र एवं वस्त्र निर्मित वस्तुएं), अधिनियम 1978 (1978 का 40 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 3) के साथ पठित , केन्द्रीय उत्पाद षुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप - धारा (1) के द्वारा प्रदत्त षक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवष्यक है, एतद्द्वारा निदेष 
देती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की प्रत्येक अधिसूचना, जिन्हें एतष्मिन पष्चात् दी गई सारणी की प्रविष्टि 
( 2 ) में दिया गया है , में उनके सामने सारणी की प्रविष्टि ( 3) में विनिर्दिष्ट तरीके से संषोधन तथा आगे भी संषोधन किया जाएगा, 
अर्थात् : 


सारणी 


क्र . सं . । अधिसूचना सं . और तारीख 

संषोधन 
( 1) 

( 3 ) 
22 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद षुल्क , । उक्त अधिसूचना में , 
दिनॉक 31 मार्च, 2003 [ सा . का .नि . | (1 ) पैरा 2 में , उप - पैरा (2ख) में अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् : 
265 ( अ), दिनॉक 31 मार्च, 2003 ] “ उक्त अधिकारी को पूर्व सूचना और पुन : भण्डारण की प्रक्रिया का पालन 

करके , इस तरह के स्थानांतरित माल के षुल्क भुगतान के बिना अस्वीकृत 
मामले में मूल इकाई को दूसरी इकाई द्वारा भी लौटाया जा सकता है." ; 
( 2) पैरा 2ख के बाद , निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात् : 
"( 2ग ) ईओयू या ईएचटीपी या एसटीपी या जैसा भी हो , बीटीपी इकाईयों के 
समूह के मामले में जो ईनपुट केन्द्र में थोक छूट प्राप्त करने हेतु और, या 
परिवहन के लागत में कमी और अन्य संचालन लागत और, अन्य प्रभावी आपूर्ति 
श्रृंखला को बनाये रखना, माल और सेवाओं की इंटर यूनिट स्थानांतरण इकाई 
अनुमोदन समिति द्वारा मामले – मामले के आधार पर अनुमति दी जा सकती है . 
एनएफई की गणना के प्रयोजन के लिए ईनपुट स्त्रोत आयात के मामले में और 
फिर किसी और इकाई को स्थानांतरित करने, स्थानांतरित माल की कीमत इन 
मालों के हस्तांतरण इकाई के आमद और इन प्राप्त माल के बहिर्वाह के रूप में 
लिया जायेगा."; 
( 3) पैरा 8 में , व्याख्यान में , खण्ड ( 3 ) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया 
जायेगा , अर्थात् : 
"( 4) कच्चे सामान , पूँजीगत माल , इत्यादि , की अधिप्राप्ति पर इकाई ने कोई 
शुल्क लाभ नहीं उठाया है, को फॉस्ट - ट्रैक आधार पर डी - बोंडिंग अथवा 
एसटीपी या ईएचटीपी योजना से निकासी दी जा सकती है. " 
(4) पैरा 9 में , अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् : 
“विदेष व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 6.12( छ ) में निर्दिष्ट नियम और षों 
और विषयों के अनुसार उक्त अधिकारी आयुक्त, सीमा षुल्क या आयुक्त, केन्द्रीय 
उत्पाद षुल्क की स्वीकृतिनुसार, जैसा भी मामला हो , ईओयू के ढांचागत 
सुविधाओं के आदान - प्रदान की अनुमति दे सकता है. "; 
( 5 ) पैरा 9 के बाद निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 
| " 9क निर्यात बंदरगाह के निकट स्थान पर, ईओयू परिसर के बाहर और विकास 
आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के बाहर, ईओयू भण्डारण सुविधाएं स्थापित करने का 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इरादा रखता हो, जोकि विदेषी माल की डिलीवरी के समय में कमी करने और 
आपूर्ति आदेष की अनिष्चितता पर समय - समय से यथासंषोधित अधिसूचना सं . 
46 / 2001 - सीई , ( एन. टी .) दिनांक 26 जून , 2001 प्रावधान की शर्त के तहत को 
ऐसा करने की अनुमति दी है. "; 
( 6) पैरा 10क में , खण्ड (i) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात् : 
"( क ) बिक्री सेवा के बाद सेवा के उद्देष्य के लिए एक ही प्रेषित या खरीददार 
की आपूर्ति के लिए पिछले वर्ष के दौरान निर्मित वस्तुओं के मूल्य के 2 % तक 
डीटीए में निकासी को , निहित छूट पुर्जी या घटकों की अधिप्राप्ति करने के लिए 
लागू होगी . लेकिन विदेष व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 6.08( क ) में निर्धारित 
षुल्क की रियायत दर पर डीटीए बिक्री के लिए इकाई के समग्र पात्रता के 
भीतर ऐसी निकासियाँ एक लागू षुल्क के भुगतान पर डीटीए में निकासी दी जा 
सकती हैं . "; 
( 7 ) पैराग्राफ 13 के पष्चात् होने वाली व्याख्या में , 
( क ) खण्ड (iii ) के लिए , निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
अर्थात् : 
"(iii ) विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल 2015 की अधिसूचना सं . 
01 / 2015 - 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II , धारा 3, 
उप - धारा (ii ) में प्रकाषित विदेष व्यापार नीति, 2015- 2020 से है । 
( ख ) खण्ड (vi) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
अर्थात् : 
"( vi) प्रक्रियाओं की हैंड बुक का आषय भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की सार्वजनिक सूचना सं . 
01 / 2015 - 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग -I, धारा 1 में 
प्रकाषित प्रक्रियाओं की हैंड बुक से है "; 
( ग ) खण्ड (x ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
अर्थात् : 
___ (x ) विदेष व्यापार नीति के संदर्भ में स्थिति धारक का आषय के रूप में 
एक सितारा एक्पोर्ट हाऊस, दो सितारा एक्पोर्ट हाऊस, तीन सितारा एक्पोर्ट 
हाऊस, चार सितारा एक्पोर्ट हाऊस या जैसा भी हो, पाँच सितारा एक्पोर्ट हाऊस 
निर्यातक मान्यताप्राप्त है;"; 
( घ ) खण्ड (xii ) में , “विदेष व्यापार नीति के पैरा 6.5 और प्रक्रियाओं की हैंड बुक 
खण्ड - 1 के पैरा 6.9.1 ", के लिए षब्दों और ऑकड़ों, “विदेष व्यापार नीति के 
पैरा 6.04 और प्रक्रियाओं की हैंड बुक के पैरा 6.10 ", षब्दों और ऑकड़ों को 

प्रतिस्थापित किया जायेगा . 
23 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद षुल्क , । उक्त अधिसूचना में , 
दिनॉक 31 मार्च, 2003 [ सा . का. नि . ।| पैराग्राफ 3 के पष्चात् होने वाली व्याख्या | में , 
266 ( अ ), दिनॉक 31 मार्च, 2003 ] ( क ) खण्ड (ii) के लिये, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा , 

अर्थात् : 
“( ii ) विदेष व्यापार नीति का आषय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं . 
01 / 2015 - 2020 , के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II , धारा 3, 
उप - धारा (ii ) में प्रकाषित विदेष व्यापार नीति, 2015 - 2020 से है "; 
( ख ) खण्ड ( v) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 
"( v ) प्रक्रियाओं की हैंड बुक का आषय भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की सार्वजनिक सूचना सं . 
01 / 2015 - 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - I, धारा 1 में 
प्रकाषित प्रक्रियाओं की हैंड बुक से है; ". 
[ फा . सं.: डीजीईपी / एफटीपी / 23 / 2014 -ईओयू एंड जीएंडजे ] 

संजय कुमार, अवर सचिव 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i) ] 


fèuqu : 


HC 3115 T . 22 / 2003 - ch -sty Brug Icca , fenich , 31 HZ , 2003, pa do PC47, 37RATETUT, 
HTT II, qug 3 (i) # The HI. CAT. . 265 (37), farlic 31 H1 , 2003 ofis yohifta 7 317 
GV zifah or ETH 3TTTH Tİ. 25 / 2009 – chache Brug quch , fenich 14 .09.2009 e VI. CHI. . 
6730 ( 31 ), facich 14 Rialtele , 2009 À TRT Uchifa for TI OTT ; 


HC 31751 Fİ. 23 / 2003 — chus BEYTG gean , fenich , 31 HIO , 2003, fra 16193 , 37TERY , 
HTT II, que 3 (i) # FELT HIHI. . 266 ( 31 ), Ragich 31 HIT , 2003 ☆ ups yoniga a 2 31 
544 zifah di PTT 37TT F . 18 / 2014 - chusty Brag gach , facich 11.07.2014 e MICHI.A . 
449 (31), fatich 11 ūdis , 2014 Cð ups yohifta nyl T 2T || 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th May, 2015 

No. 28/2015 - CENTRAL EXCISE 
G .S. R . 388 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), read with sub - section ( 3 ) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special 
Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) and sub -section ( 3) of Section 3 of Additional Duties of Excise ( Textile and Textile 
Articles ) Act, 1978 (40 of 1978 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby directs that each of the notifications of the Government of India , Ministry of Finance (Department of 
Revenue), specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended , as the case may be , 
in themanner specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table, namely : 


TABLE 


Amendments 


Serial 
number 

( 1) 


Notification number 

and Date 

(2 ) 


( 3) 


22 /2003 - Central 
Excise , dated the 31st 
March , 2003 [G . S .R . 
265 ( E ), dated the 31st 
March , 2003 ] 


In the said notification , 
(1) in para 2 , in sub -para (2b ), the following shall be added at the end , namely : 
“ such transferred goods may also be returned by the second unit to the original 
unit in case of rejection without payment of duty after giving prior intimation to 
the said officer and by following the re- warehousing procedure." ; 
(2 ) after para 2B , the following para shall be inserted namely : 
“ (2C ) In respect of a group of EOUS or EHTPs or STPs or as the case may be, 
BTP units which source inputs centrally in order to obtain bulk discount and , or , 
reduce cost of transportation and other logistics cost and , or, to maintain effective 
supply chain , inter unit transfer of goods and services may be permitted on a case 
to -case basis by the Unit Approval Committee . In case inputs so sourced are 
imported and , then , transferred to another unit , then value of the goods so 
transferred shall be taken as inflow for the unit transferring these goods and as 
outflow for the unit receiving these goods , for the purpose of calculation of 
NFE.” ; 


(3 ) in para 8 , in the Explanation , after clause (3 ), the following shall be inserted 
namely : 
“ (4 ) unit which has not availed any duty benefit on procurement of raw material , 
capital goods, etc ., may be provided fast track de - bonding or exit from the STP or 
EHTP scheme.” ; 
(4 ) in para 9 , the following shall be added at the end ,namely : 
“ The said officer subject to the approval of the Commissioner of Customs or 
Commissioner of Central Excise , as the case may be , may also allow sharing of 
infrastructural facilities among EOUs in accordance with and subject to the terms 


[ 11 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


and conditions specified in para 6 . 12 ( g ) of Foreign Trade Policy 2015 -2020 .” ; 
(5 ) after para 9 , the following para shall be inserted , namely : 
“ 9A An EOU which intends to set up warehousing facilities outside the EOU 
premises and outside the jurisdiction of Development Commissioner , at a place 
near to the port of export, to reduce lead time for delivery of goods overseas and 
to address unpredictability of supply orders , is permitted to do so subject to the 
provisions of notification No. 46 /2001-CE (N . T .) dated the 26th June, 2001as 
amended from time to time.” ; 
(6 ) in para 10A , after clause (i), the following clause shall be inserted namely : 
“ ( ia ) the exemption contained herein shall also apply to procurement of spares or 
components , upto 2 % of the value of manufactured articles , cleared into DTA , 
during the preceding year, for supply to the same consignee or buyer for the 
purpose of after- sale service . The same can be cleared in DTA on payment of 
applicable duty but such clearances shall be within the overall entitlement of the 
unit for DTA sale at concessional rate of duty as prescribed in Para 6 .08 (a ) of 
Foreign Trade Policy 2015 - 2020 .” ; 
(7 ) in the Explanation occurring after paragraph 13 , 

( a ) for clause (iii ), the following clause shall be substituted , namely : 
“ ( iii) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy, 2015 - 2020 notified 
by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part -II, Section 3 , Sub -section ( ii ) vide 
notification No. 01/2015 - 2020 dated the 1st April , 2015 ;" ; 
(b ) for clause ( vi), the following clause shall be substituted , namely : 
" (vi) Handbook of Procedures means Handbook of Procedures notified by the 
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part- I, Section 1 vide Public Notice No . 01/ 2015 
2020 , dated the 1st April, 2015 ;" ; 
(c ) for clause (x ), the following clause shall be substituted , namely: 
“ ( x ) Status holder means importer recognised as One Star Export House , Two 
Star Export House, Three Star Export House , Four Star Export House or as the 
case may be, Five Star Export House, in terms of the Foreign Trade Policy ;" ; 
( d ) in clause ( xi), for the words and figures “ Para 6 .5 of Foreign Trade Policy 
and Para 6 . 9 .1 of Handbook of Procedure Volume 1” , the words and figures “ Para 
6 .04 of Foreign Trade Policy and Para 6 . 10 of Handbook of Procedure ” shall be 

substituted . 
23 /2003 - Central In the said notification , 
Excise, dated the 31st in Explanation I occurring after paragraph 3, 
March , 2003 [G .S . R . (a ) for clause (ii), the following clause shall be substituted , namely : 
266 (E ), dated the 31st “ ( ii ) Foreign Trade Policy means Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 notified 
March , 2003] 

by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published 
in the Gazette of India, Extraordinary , Part- II , Section 3, Sub -section ( ii ) vide 
notification No. 01/2015 - 2020 dated the 1st April, 2015 ;” ; 
(b ) for clause (v ), the following clause shall be substituted , namely : 
“ (v ) Handbook of Procedures means Handbook of Procedures notified by the 
Government of India in the Ministry of Commerce and Industry published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part -I, Section 1, vide Public Notice No. 01/2015 
2020 , dated the 1st April , 2015 ;" . 


[F .No: DGEP /FTP / 23 /2014 - EOU & G & J ] 

SANJAY KUMAR , Under Secy. 


Note : 
( 1) The principal notification No. 22 /2003- Central Excise, dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of 

India Extraordinary , Part II, Section 3 (i) vide G . S . R 265 (E ), dated the 31st March , 2003 and last amended by 

notification No . 25 /2009 -CE dated 14 .09 .2009 published vide G .S .R . 673 ( E ), dated the 14th September, 2009 ; 
( 2 ) The principal notification No . 23/2003 -Central Excise , dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of 

India Extraordinary , Part II , Section 3 (i) vide G . S .R 266 (E ), dated the 31st March , 2003 and last amended by 
notification No. 18 /2014 -CE dated 11.07 .2014 published vide G .S . R . 449 ( E ), dated the 11th July , 2014 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


